PALTD 


HARYANA GOVT GAZ ., JULY 29, 1969 ( SRVN . 7 , 1891 SAKA) 


545 


राजस्व विभाग 


पद जागीर 


दिनांक 14 जलाई , 1969 


क्रमांक 2670- III- 6917434.--पूर्वी पंजाब के युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 की धारा 2 (1 ए) (ए ) 
पौर 3 (1 ए ) के अनुसार सोपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल 100 रुपये (केवल सौ रुपये ) की 
वार्षिक युद्ध जागीर श्री अमर सिंह. पुत्र चनी लाल , गांव प्रेमनगर. तहसील भिवानी, जिला हिसार को सनद में दी गई शर्तों 
के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं । 

2. यह अनुदान खरीफा 1965 से लागू होगी । 


दिनांक 15 जुलाई , 1969 


इदान 


क्रमांक 2961 - VII- 69 /17542.- श्री अखे राम, पुत्र श्री नन्द राम, निवासी दुसकनी, तहसील भिवानी, जिला 
हिसार की मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल पूर्वी पंजाब जंगी जागर टिनिटम , 14६वर्धन 
की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहर्ष आदेश देते हैं कि श्री अखे राम की मुबलिक 100 रुपये की जागीर जो कि 
उसे संयुक्त पंजाब सरकार की अधिसूचना क्रमांक 14947- जे ० एन ० (3 )-66/18018, दिनांक 18 अगस्त , 1966 के द्वारा 
मंजूर की गई थी अब श्रीमती मनो देवी , विधवा श्री अमे राम के नाम रबी , 

विधवा श्री अग्ने राम के नाम रबी, 1967 से मंजूर की जाती है । इन 
अधिकारों का उपयोग सनद में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए किया जावेगा । 

दिनांक 21 जुलाई, 1969 


क्रमांक 2508-81-69/18030.--पूर्वी पंजाब के युद्ध पुरस्कार अधिनियम , 1948 की धारा 2 (ए ) 

ए ) और 
3 ([ ए) के अनुसार सौंपे गधे अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल 100 रुपये (केवल सौ रुपये ) की वार्षिक युद्ध 
जागीर निम्नलिखित लोगों को उन के सामने दी गई फसल व सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं : 


क्रमांक 


जिला 


नाम 


गांव 


तहसील 


फसल/ वर्ष जब से 
जागीर दी 


गुड़गांव 


श्री मुरली राम , पुत्र धन सिंह 


खुशपुरा 


रिवाड़ी 


खरीफ , 1965 


2 


थी उदे सिंह, पुत्र नोबत राम 


लाला 


रबी , 1966 


3 


श्रीमति ह कामली देवी , विधवा श्रीराम 


गंगेचा अहीर 


खरीफ , 1965 


4 


श्री गंगादीन, पुत्र किशन जीवन 


करावरामानकपुरा 


5 


श्रीमति धापन , विधवा पत राम 


गोकलगढ़ 


" 


6 


श्री साधू राम , पुत्र कालू 


हालूहेड़ा 


7 


श्रीमति मोहली देवी, विधवा हीरा सिंह 


टीन्ट 


8 


श्रीमति फूलान , 

विधवा किशन लाल 


लिसान 


9 


श्री फूल चन्द , पुत्र माड़ राम 


कनहोड़ी 


10 


श्री हरी सिंह . पुत्र राम सहाय 


भगवानपुर 


11 


श्रीमति बादाम , विधवा रूप चन्द 


झामवास 


नूह 


" 


12 


श्री मातादीन , पुत्र गंगा सहाय 


राथोवास 


गुड़गांवां 


13 


श्री राम प्रसाद , 


पुत्र गोरधन 


सिकंदरपुरबढ़ा 


" 


14 


श्रीमति मनभरी देवी , विधवा धन सिंह 


छकेरपुर 


